AT.. 


2 - 33004/ 99 


REGD . NO . D . L.- 33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग IIT - खण्ड 4 
PART II Section 4 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं. 177] 
No. 177] 


नई दिल्ली, मंगलवार , अक्तूबर 26 , 2004 / कार्तिक 4, 1926 
___ NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 26, 2004/ KARTIKA 4, 1926 


- 


- 


"""----- 


- 


- 


- 


- 


------ 


भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण 

अधिसूचना - 

नई दिल्ली, 26 अक्तूबर , 2004 
सं०1- 29 / 2004 - बी एंड सीएस . - भारतीय दूरसंचार विनियामक अधिनियम , 1997 की धारा 2 के खण्ड ( के ) के प्रावधानों तथा धारा 
11 की उपधारा ( 1 ) के उपखण्ड ( डी ) के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा फाइल सं. 13 - 1/ 2004 - आरईएसटीजी से निर्गत दिनांक 9 - 1 - 2004 की 
अधिसूचना सं. 39 ( सं. का . आ . 44 ( अ ) तथा 45 ( अ ) के साथ पठित दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, 1997 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड 
( बी ) के पैरा ( ii), (iii ) तथा ( iv ) तथा, उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर , भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण एतद्द्वारा 
निम्नलिखित आदेश जारी करता है : 
1. संक्षिप्त नाम,विस्तार तथा प्रारंभ : 
(i) यह आदेश दूरसंचार ( प्रसारण तथा केबल ) सेवाएं ( पहला संशोधन ) ( दूसरा ) टैरिफ आदेश , 2004 ( 2004 का क्रमांक 7 ) कहा 

जाएगा । 
(ii ) यह आदेश सम्पूर्ण भारत में लागू होगा । 
(iii ) यह आदेश सरकारी राजपत्र में इसकी अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होगा । 

दूरसंचार ( प्रसारण तथा केबल ) सेवाएं ( दूसरा) टैरिफ आदेश, 2004 के खण्ड 3 के दूसरे प्रावधान में " इसके अलावा यदि कोई " शब्दों 
के बाद " (प्रसारणकर्ता ) ब्राडकास्टर अथवा " शब्द जोड़े जाएंगे । 

व्याख्यात्मक ज्ञापन 
इस आदेश के साथ इस आदेश को जारी करने से संबंधित व्याख्यात्मक ज्ञापन भी दिया गया है । 

राकेश कक्कड़, सलाहकार ( बी एंड सी एस ) 

[ विज्ञापन - III/IV/ असाधारण/142 / 04 ] 

व्याख्यात्मक ज्ञापन 
दूरसंचार ( प्रसारण तथा केबल ) सेवाएं ( पहला संशोधन ) ( दूसरा ) टैरिफ आदेश, 2004 से मल्टी सिस्टम आपरेटर तथा , केबल आपरेटरों 
के लिए दरों में कमी को खण्ड 3 के दूसरे प्रावधान में दिया गया है । ऐसा समझा जाता है कि प्रसारणकर्ता ( ब्राडकास्टर ) द्वारा सप्लाई किए जा रहे पे 
चैनलों की संख्या में कमी होने पर या जब पे - चैनल , फ्री - टू - एयर चैनल में बदल जाए तो उस स्थिति में भी उपरोक्त सिद्धांत लागू होना चाहिए, इसी 
को ध्यान में रखते हुए यह संशोधन जारी किया जा रहा है । 


- 


-----"--"-"" 


3219 GI2004 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART III - SEC . 41 


M 


TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 26th October, 2004 
No . 1- 29 /2004 - B & CS. — In exercise of the powers conferred upon it under sub - section (2 ) and para (ii), ( iii ) and 
( iv ) of clause (b ) of sub -section ( 1) of section 11 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 read with the 
Notification No. 39 No. S . O . 44 (E ) and 45 ( E ) ] dated 09-01-2004 issued from file No. 13 - 1/ 2004 -Restg. by the Central 
Government under clause (d ) of sub - section ( 1) of section 11 and proviso to clause (k ) of section 2 of the Telecom 
Regulatory Authority of India Act , 1997 , the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following Order : 
1. Short title , extent and commencement : 

(1) This Order shall be called The Telecommunication (Broadcasting and Cable ) Services (Second ) Tariff (First 

Amendment) Order 2004 (7 of 2004 ) 
(ii) The Order shall be applicable throughout the territory of India . 
(ii) The Order shall come into force on the date ofits notification in the OfficialGazette . 

In the second proviso of clause 3 the Telecommunication (Broadcasting and Cable ) Services (Second ) Tariff Order, 
2004 after the words “ Provided further that in case ” , the words “ a broadcaster or shall be inserted . 
3. Explanatory Memorandum 
This Order contains an ExplanatoryMemorandum for the issue of this Order. 

RAKESH KACKER , Advisor (B & CS ) 

[ADVT-HU/IV /Exty./142 /04 ] 
EXPLANATORYMEMORANDUM 
In the Telecommunication (Broadcasting and Cable ) Services (Second ) Tariff Order, 2004 , reduction in rates was 
specified in the second proviso of clause 3 for multi -system operators and cable operators. It is considered that the same 
principle should also apply in case a broadcaster reduces the number of pay channels being supplied or when a pay channel 
converts into a free to air channel . In view of this, the amendment is being issued . 


Printed by the Manager, Gov . of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


